Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 52-2024/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 28, 2024 (CHAITRA 8, 946 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 28 मार्च, 2024 

संख्या 5//54 / 2023--3एच०बी०-गगा.--- औषधि और प्रशासन सामग्री अधिनियम, t940 940 का केन्द्रीय अधिनियम 
23) की धारा 20 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, श्री हितेश 
कुमार खरे, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-या, क्षेत्रीय औषधि जांच प्रयोगशाला, चण्डीगढ़ को निम्नलिखित औषधियों की श्रेणियों को 
aaa औषधियों की सभी श्रेणियों के संबंध में सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के लिए सरकारी विश्लेषक के रूप में नियुक्त करते हैं, 
अर्थात्‌:- 
सीरा; 
इंजेक्शन के लिए अभिप्रेत सीरम प्रोटिनों का विलयन; 
वैक्सीन (आंत्रेतर और मुख से); 
टोक्सिन; 
एंटीजन; 
एंटी-टोक्सिन; 
विसंक्रमित शल्यबन्ध और विसंक्रमित cra; 
बैक्टेरियोफेग्स; 
पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए एंटी-सीरा; 
40.. पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए वैक्सीन; 
4. पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए टॉक्साइड्स; 
42... पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए नैदानिक एंटीजन; 
43.. वी डी आर एल एंटीजन; 


(9 569 OS or वे 2०० Re पे 


(22) 


23 


5. 
6. 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 28, 2024 (CHTR. 8, 946 SAKA) 
अन्तः गर्भाशय युक्तियाँ और फेलोप छल्ले; 
मानव Yat और मानव रकतोत्पाद; 
मानव इम्युनोडेफिशिएंसी विषाणु, हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन और हेपेटाइटिस सी विषाणु के लिए रक्‍त समूहन 
अभिकर्मक और नैदानिक किटें; और 
कण्डोम | 


सुधीर राजपाल, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
स्वास्थ्य विभाग | 
HARYANA GOVERNMENT 
FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Notification 
The 28th March, 2024 


No. 5/5/2023-3HB-III.— In exercise of the powers conferred by sub-section () of section 20 of the Drugs and 
Cosmetics Act, 940 (Central Act 23 of 940), the Governor of Haryana hereby appoints Sh. Hitesh Kumar Khare, 
Senior Scientific Officer-II, Regional Drugs Testing Laboratory, Chandigarh to be the Government Analyst, for the 
whole of the State of Haryana in respect of all classes of drugs except the classes of drugs mentioned below, namely: - 


l. 


SO पर OS: CO ee FISD 


आना ++ 
- © 


— — — — — 
ON, as ses be 


— 
= 


Sera; 

Solution of Serum proteins intended for injection; 
Vaccines (parenteral and Oral); 

Toxins; 

Antigens; 

Antitoxins; 

Sterilized surgical ligature and sterilized surgical sutures; 
Bacteriophages; 

Anti-sera for veterinary use; 

Vaccine for veterinary use; 

Toxoids for veterinary use; 

Diagnostic Antigens for veterinary use; 

VDRL Antigen; 

Intra-uterine Devices and Falope Rings; 

Human Blood and Human Blood Products; 


Blood Grouping reagents and diagnostic, kits for Human Immunodeficiency Virus, Hepatitis B surface 
Antigen and Hepatitis C Virus; and 


Condom. 


SUDHIR RAJPAL, 
Additional Chief Secretary to Government Haryana, 
Health Department. 


0996—C.S.—H.G.P., Pkl. 


